रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No. D. L.- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


. 


दिल्ली राजपच 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 22 , 2017 / पौष 1 , 1939 
DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017 /PAUSA 1, 1939 


सं . 467] 
No. 467] 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं. 396 

[N .C . T .D . No . 396 


भाग - IV 

PART — IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENTOF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विकास विभाग 
(कार्यालय निदेशक : पशुपालन विभाग इकाई ) 

अधिसूचना 

दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017 
एफ . सं . 31 (1) ए. एच. डी . / 2006 / 07 / गलैण्डर्स / 4022. - जबकि , निदेभाक, राश्ट्रीय अभव अनुसंधान केन्द्र , हिसार 
द्वारा अवगत कराया गया है कि संजय गांधी ऐनिमल केयर सैन्टर, राजा गार्डन पभिचम राजस्व जिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के यहां से 13 अभवों के नमूने गलैण्डर्स रोग की जांच हेतु प्राप्त किए गए, जिनमें से 07 अभवो के नमूने गलैण्डर्स रोग 
के लिए कॉम्पलीमेंट फिक्सेभान टेस्ट के द्वारा पॉजिटीव पाए गए । 

एवं जबकि गलैण्डर्स रोग " पशुओं के सांसर्गिक एवं संकामक रोगों के निवारण और नियंत्रण अधिनियम , 
2009 " के तहत अनुसूचित है (कमांक 11 अभवो के रोग श्रेणी के अंतर्गत ) । 

एवं जबकि गलैण्डर्स पभाओं तथा मनुश्यों को प्रभावित करने वाला जूनोटिक रोग है; 

एवं जबकि इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिल्ली सरकार किसी भी निर्दिश्ट अधिनियमान्तर्गत 
अनुसूचित रोग , जो किसी भी पा या अन्य ग्रहणक्षम प्रजाति को प्रभावित कर सकता है, के निवारण, नियंत्रण या उन्मूलन के 
आभाय से, अधिसूचना द्वारा , किसी भी क्षेत्र को , नियंत्रित क्षेत्र घोशित कर सकती है । 

अतः अब " पशुओं के सांसर्गिक एवं संकामक रोगों के निवारण और नियंत्रण अधिनियम , 2009 " की धारा 6 
की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित रोगों से बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन करने के उद्देभय 
से , दिल्ली सरकार, दिल्ली के पभिचम राजस्व जिले को गलैण्डर्स के सम्बंध में नियंत्रित क्षेत्र घोशित करती है । दिल्ली के 
पभिचम राजस्व जिले में इस अनुसूचित रोग की घटना को संज्ञान में रखते हुए, पभिचमी जिले में अभव वर्ग के आवागमन को , 
इस अधिसूचना के प्रकाभान के तिथि से, तीन महिने की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाता है । 

सभी सम्बंधित को सलाह दी जाती है कि वे अपने अभव वर्ग पभाओं के नमूने , गलैण्डर्स रोग की जांच हेतु , राश्ट्रीय 
अभव अनुसंधान केन्द्र , हिसार, जो कि पशुपालन विभाग , कृशि मंत्रालय, भारत सरकार की संदर्भित प्रयोगभााला है , को भेजना 
सुनिभिचत करें । भेजे गए नमूनों के सम्बंध में तथा उनके जांच के परिणामों से अधोहस्ताक्षरी को तुरंत अवगत कराएँ । 


7390 DG/ 2017 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


सभी सम्बंधित द्वारा, पभापालन , डेयरिंग एवं मतस्य पालन विभाग , भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए 
दिभानिर्देभाानुसार, कार्यवाही की जाए । 

पभापालन विभाग, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी पभा चिकित्सा अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे 
गलैण्डर्स रोग की निगरानी हेतु अपने सम्बंधित क्षेत्रों में से सभी अभव वर्ग के नमूने, कार्य योजना / दिभानिर्देभानुसार एकत्रित 
che i 

मनीशा सक्सेना, सचिव - सह -विकास आयुक्त 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 
(Office Of The Director : Animal Husbandry Unit) 

NOTIFICATION 


Delhi, the 21st December, 2017 
F . No. 31 ( 1)AHD /2006 /07 /Glanders/4022 . — Whereas, the Director , National Research Centre on Equines 
(NRCE), Hisar has informed that samples were collected from thirteen equines for surveillance of glanders at Sanjay 
Gandhi Animal Care Centre , Raja Garden in West Revenue District, Government of National Capital Territory of 
Delhi, and out of these , seven samples have been found positive for glanders after confirmation by Compliment 
Fixation Test (CFT) . 


And Whereas, glanders is a scheduled disease ( item No 11 under the category of " equine diseases ” ) under the 
“ The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act 2009 " ; 

And whereas, glanders is a zoonotic disease affecting animals and human beings; 

And whereas, as per sub section (1 ) of section 6 of the said Act , the Delhi Government may, with the object of 
preventing, controlling or eradicating any scheduled disease, by notification , declare any area to be a controlled area in 
respect of any scheduled disease , affecting any species of animal and any other species that may be susceptible to the 
disease specified in the said Act . 

Now , therefore in exercise of the power conferred by sub - section ( 1) of section 6 of The Prevention and 
Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act 2009, with the object of preventing, controlling and 
eradicating the scheduled disease that affecting equines, Delhi Govt. declares West Revenue District of Delhi, a 
controlled area in respect of glanders. In view of presence of this scheduled disease in West Revenue District of 
Delhi, to and fro equine movement in the District (West ) is hereby restricted for a period of three months with effect 
from the date of publication of this notification in the Gazette . 
( ii ) All concerned are hereby advised to get their equines tested for glanders from National Research Centre on 
Equines, Hisar, the referral laboratory of Department of Animal Husbandry , Ministry of Agriculture , Government of 
India , and communicate the details of sent samples and results so obtained , to the undersigned immediately . 
( iii) Action will be taken by all concerned as per the Action Plan and Guidelines issued by the Department of 
Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Government of India from time to time. 
(iv ) All Veterinary Officers of Animal Husbandry Unit of GNCTD are required to undertake measures for 
surveillance of the disease, collection of the test samples from all the equines in their respective areas and act as per 
the Action Plan /Guidelines. 

MANISHA SAXENA, Secy.-cum -Commissioner Development 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2017. 12 .23 13:51:24 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Uploaded by Dne otporan operacionalni program med 


mem Demi 10 km 


